रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


ramma 


REGD . NO . D. L.-33004/ 99 


READE 


utar 


PSI 


का 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 27 , 2015 / माघ 7 , 1936 
NEW DELHI , TUESDAY , JANUARY 27 , 2015 / MAGHA 7 , 1936 


सं . 173 ] 
No . 173 ] 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 22 जनवरी , 2015 
का . आ . 240 ( अ). – केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि भारतीय रेलवे के 
डी. एफ . सी . के लिए बी . के. पी . एल. का मुगलसराय और कानपुर के बीच खण्ड शिफ्टिग के लिए विगत अनुसार क्षेत्र - एच ( प्रस्थापित 
पाइपलाइन चैनेज 433. 654 से 440.085 तक जिला - इलाहाबाद ) में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन हेतु जिला इलाहाबाद , राज्य उत्तरप्रदेश में इंडियन 

ऑयल कापोरिशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक 
प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित 
है , उपयोग का अर्जन किया जाए ; 


अब , केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय 
की घोषणा की थी । 


कोई व्यक्ति , जो उक्त अनुसूची में वाणित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको , भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधि 
सूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं इक्कीस दिन के अन्दर , भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु उपयोग के 
अधिकार के अर्जन के लिए, श्री अवधेश सिंह , सक्षम प्राधिकारी , इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड , पाइपलाइन डिवीजन सूबेदारगंज , जिला 
इलाहाबाद , पो . पीपलगाँव , राज्य उत्तर प्रदेश , पिन : 211012 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा । 


487 GI/ 2015 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec . 3 (ii )] 


अनुसूची 


तहसीलः करछना 
गांव का नाम 


जिलाः इलाहाबाद 

खसरा नं . 


राज्य : उत्तर प्रदेश 

क्षेत्रफल 
हेक्टेयर एयर वर्ग मीटर 
3 4 5 

05 97 
0115 


महेवा ता. भुन्डा 


275 


289 


01 


12 


[ 97. F . 377 - 25011/5/2013 – 34734R - I ] 

पवन कुमार, अवर सचिव 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 22nd January, 2015 
S .O . 240 ( E ). — Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a 
pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited in Dist. Allahabad in the State of Uttar Pradesh for carrying 
out ‘Detailed Survey For Shifting of Barauni Kanpur Pipeline Between Mughalsarai And Kanpur For DFCCIL of Indian 
Railway in Part- H ( From Existing P /L Ch .433.654 To 440 .085 Km . in District -Allahabad )’ for the transportation of 
Petroleum Product; 


And , whereas , it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipetine , it is 
necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid , and which is 
described in the Schedule annexed to this notification ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 


Any person interested in the land described in the said Schedule may , within twenty one days from the date on 
which the copies of the notification issued under sub -section (1 ) of Section 3 of the said Act, as published in the 
Extraordinary Gazette of India are made available to the general public , object in writing to the acquisition of the right 
of user therein for laying of the pipeline under the land , to Shri Awadhesh Singh , Competent Authority, Indian Oil 
Corporation Limited . (Pipelines Division ), Barauni Kanpur Pipelines, Subedarganj p . a . Pipalgaon Dist . Allahabad 
(Uttar Pradesh ) 21- 10 - 12. 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 


TEHSIL: KARCHHANA 


DISTRICT:ALLAHABAD 


STATE : UTTAR PRADESH 


Name of Village 


Khasra No . 


Area 
Are 


Hectare 

3 


Are 
4 


Sq.Mt. 
5 


MAHEWA TA . BHUNDA 


275 


289 
290/ 2 


297 


04 


[ E. No. R -25011/ 5/ 2013- OR-I ] 
PAWAN KUMAR, Under Secy. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 22 जनवरी , 2015 


का . आ . 241 ( अ ). — केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि भारतीय रेलवे के 
डी . एफ. सी . के लिए बी . के . पी . एल. का मुगलसराय और कानपुर के बीच खण्ड शिफ्टिग के लिए विगत अनुसार क्षेत्र -एच ( प्रस्थापित 
पाइपलाइन चैनेज 414. 423 से 420. 376 तक जिला - इलाहाबाद ) एवं सर्वेक्षण क्षेत्र - एच ( प्रस्थापित पाइपलाइन चैनेजे 433. 664 से 440. 085 
तक जिला - इलाहाबाद ) एवं सर्वेक्षण क्षेत्र - एच में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन हेतु जिला इलाहाबाद , राज्य उत्तरप्रदेश में इंडियन ऑयल 
कापोरिशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत 
होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग 
का अर्जन किया जाए ; 


___ अब , केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय 
की घोषणा की थी । 


कोई व्यक्ति , जो उक्त अनुसूची में वाणित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको , भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधि 
सूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं इक्कीस दिन के अन्दर , भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु उपयोग के 
अधिकार के अर्जन के लिए, श्री अवधेश सिंह , सक्षम प्राधिकारी , इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड , पाइपलाइन डिवीजन सूबेदारगंज, जिला 
इलाहाबाद, पो. पीपलगाँव, राज्य उत्तर प्रदेश पिन : 211012 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — Sec . 3 ( ii )] 


अनुसूची 


तहसील : करछना 
गांव का नाम 


जिला : इलाहाबाद 

खसरा नं . 


भरारी 


153 


राज्य : उत्तर प्रदेश 

क्षेत्रफल 
हेक्टेयर एयर वर्ग मीटर 

3 4 5 
0002 85 
000187 
0002 91 
000116 
0005 61 


167 


168 


206 


140 


[ 41. F . 341 - 25011/ 5 /2013 - 377371 - I ] 

पवन कुमार, अवर सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 22nd January, 2015 


S . O . 241( E ). — Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a 
pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited in Dist. Allahabad in the State of Uttar Pradesh for carrying 
out ‘Detailed Survey For Shifting Of Barauni Kanpur Pipeline Between Mughalsarai And Kanpur For DFCCIL of Indian 
Railway in Part- F ( From Existing P / L Ch .414 . 423 to 420 .376 Km . in District-Allahabad ) P /L Ch. 433 .664 to 440 .085 
Km . In District- Allahabad ) ’ for the transportation of Petroleum Product; 

And , whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipetine , it is 
necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid , and which is 
described in the Schedule annexed to this notification ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on 
which the copies of the notification issued under sub -section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the 
Extraordinary Gazette of India are made available to the general public , object in writing to the acquisition of the right 
of user therein for laying of the pipeline under the land , to Shri Awadhesh Singh , Competent Authority, Indian Oil 
Corporation Limited . ( Pipelines Division ), Barauni Kanpur Pipelines, Subedarganj P.O . Pipalgaon Dist . Allahabad 
(Uttar Pradesh ) 21 - 10 - 12 . 

SCHEDULE 


TEHSIL : KARCHHANA 


DISTRICT: ALLAHABAD 


STATE :UTTAR PRADESH 


Name of Village 


Khasra No. 


Area 


Hectare 


Hectare 


Are 


Sq. Mt. 


4 


5 


Bharai 


[F. No . R -25011/5/2013-OR -I] 
PAWAN KUMAR , Under Secy. 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 22 जनवरी , 2015 
का . आ . 242( अ). - केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि भारतीय रेलवे के 
डी. एफ . सी . के लिए बी . के. पी . एल. का मुगलसराय और कानपुर के बीच खण्ड शिफ्टिग के लिए विगत अनुसार क्षेत्र - ई ( प्रस्थापित 
पाइपलाइन चैनेज 409.820 से 410. 734 तक जिला- इलाहाबाद ) तथा क्षेत्र - एफ ( प्रस्थापित पाइपलाइन चैनेज 410. 423 से 
420.376 तक जिला -इलाहाबाद ) में पेट्रोलियम पदार्थो के परिवहन हेतु जिला इलाहाबाद , राज्य उत्तरप्रदेश में इंडियन ऑयल 
कापोरिशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए 
आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में वर्णित है , उपयोग का अर्जन किया जाए ; 

अब , केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का 
अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

कोई व्यक्ति , जो उक्त अनुसूची में वाणित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित 
इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं इक्कीस दिन के अन्दर , भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाए 
जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए, श्री अवधेश सिंह , सक्षम प्राधिकारी , इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड , पाइपलाइन 
डिवीजन सूबेदारगंज, जिला इलाहाबाद , पो. पीपलगाँव , राज्य उत्तर प्रदेश, पिन : 211012 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा । 

अनुसूची 
तहसीलः करछना जिला: इलाहाबाद 

राज्य : उत्तर प्रदेश 
गांव का नाम खसरा नं . 

क्षेत्रफल 
हेक्टेयर एयर वर्ग मीटर 

4 5 
टिकरी 774 

0005 66 
दिघीया 1582 

00 14 43 
823 
593 
1336 

1551 
गरेठा 

264 


255 


448 


449 


447 


454 


आँधी 
चौकठा लच्छन 


210 
157 
144 
145 
351 
214 


0002 
0002 


29 
29 


0003 


[ फा . सं. आर - 25011/ 5/ 2013 - ओआर -I ] 

पवन कुमार, अवर सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec . 3 (ii )] 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 22nd January, 2015 


S .O . 242( E ). — Whereas , it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a 
pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited in Dist. Allahabad in the State of Uttar Pradesh for carrying 
out ‘Detailed Survey for Shifting of Barauni Kanpur Pipeline Between Mughalsarai and Kanpur for DFCCIL of Indian 
Railway in Part- E (From Existing P / L Ch .409.820 To 410 .734 Km . in District-Allahabad ) & Part- F ( From Existing P /L 
Ch .414 .423 to 420 .376 Km . in District- Allahabad ) for the transportation of Petroleum Product; 

And , whereas , it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipetine, it is 
necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid , and which is 
described in the Schedule annexed to this notification ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on 
which the copies of the notification issued under sub - section (1 ) of Section 3 of the said Act, as published in the 
Extraordinary Gazette of India are made available to the general public , object in writing to the acquisition of the right 
of user therein for laying of the pipeline under the land , to Shri Awadhesh Singh , Competent Authority, Indian Oil 
Corporation Limited . (Pipelines Division ), Barauni Kanpur Pipelines, Subedarganj p .a . Pipalgaon Dist. Allahabad (Uttar 
Pradesh ) 21 - 10 - 12. 

SCHEDULE 


TEHSIL : KARCHHANA 
Nameof Village 


DISTRICT: ALLAHABAD 
Khasra No. 


STATE :UTTAR PRADESH 

Area 
Hectare 
Hectare Are 
3 4 5 


Sq. Mt. 


2 


Tikari 
Dighiya 


774 
1582 
823 
593 
1336 
1551 
255 


Garetha 


264 
448 
449 
447 


888888888888888888 


88589888555588888 


454 


Aandhi 
Chawkatha Laxan 


210 
157 
144 
145 


351 


214 


[F. No. R -25011/5/2013 -OR -I] 
PAWAN KUMAR , Under Secy. 


Printed by the Manager,Government of India Press, Ring Road , Mayapuri,New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


